निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 फाल्गुन 1934 ( NO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 21 मार्च 2013 


( सं0 पटना 250 ) 


वाणिज्य कर विभाग 

- - - - - 
अधिसूचनाएं 

20 मार्च 2013 
एस०ओ० 177 , दिनांक 21 मार्च 2013 — बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग , व्यवहार अथवा 
बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम , 1993 (1993 का बिहार अधिनियम 16) की धारा - 3 
की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल समय - समय पर यथा 
संशोधित विभागीय अधिसूचना सं० 95 दिनांक 31 जुलाई , 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , 
यथा 

संशोधन 
उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 31 के बाद निम्न नई क्रम संख्यायें एवं उनकी अनुसार 
प्रविष्टियाँ निम्नवत् जोड़ी जायेंगी, यथा : 


1 . 


" 32 


__ 33 


लिफ्ट, ऐलिभेटर तथा एस्केलेटर 
सभी प्रकार के फर्नीचर 
बैट्री एवं बैट्री चार्जर 


12प्रतिशत 
12प्रतिशत 
12 प्रतिशत 


2. उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 17 में शब्द " जेनेरेटिंग सेटस् के बाद शब्द " बैट्री एवं बैट्री 

चार्जर " विलोपित किए जायेंगे । 
3. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगी । 

[ ( सं०सं०बिक्रीकर / संशोधन -04 / 2013) — 948 ( अनु० )] 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


बहा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 मार्च 2013 

20 मार्च 2013 
एस०ओ० 178, एस०ओ० 177, दिनांक 21 मार्च 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद 
बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद 348 के खंड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

[ ( सं०सं०बिक्रीकर / संशोधन - 04 / 2013) - 948 ( अनु० ) ] 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार , 

वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 

The 20th March 2013 
S . O . 177 , dated the 21st March 2013 — In exercise of powers conferred 
by Sub - Section ( 1 ) of Section 3 of the Bihar Tax on the Entry of Goods into 
Local Areas for Consumption , Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act. 16 
of 1993 ), the Governor of Bihar is pleased to make the following 
amendments in Departmental Notification No . S . O . - 95 dated 31st July , 2008 , 
as amended from time- to - time, namely 

Amendments 
1 . After Serial No . 31 of the said Notification, the following new serial 
numbers along with their corresponding entries shall be added , namely 


" 32 

33 
34 


Lifts , elevators and escalators 
All kinds of furnitures 
Battery and battery chargers 


12 % 
12 % 
12 % " 


2 . The words “ battery and battery charger” after the words “ generating 
sets ” in serial number 17 of the said Notification shall be deleted . 
3 . This notification shall come into force with effect from the date of its 
issue. 

[ File No . BikriKar/ Sansodhan- 04/ 2013) _ 948( Anu.) ] 
By order of the Governor of Bihar , 

SUDHIR KUMAR , 
Commissioner - cum -principal Secretary , 

Commercial Taxes Department. 


20 मार्च 2013 
एस०ओ० 179, दिनांक 21 मार्च 2013 — बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा 
बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम , 1993 (1993 का बिहार अधिनियम 16 ) की धारा - 3क 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध 
अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , यथा 

संशोधन 
1 . उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची के क्रम संख्या 25 के पश्चात् निम्नलिखित दो 
नई क्रम संख्याएँ एवं उनकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नवत जोड़ी जायेंगी, यथा 


" 26 
| 27 


लिफ्ट, ऐलिभेटर तथा एस्केलेटर 
सभी प्रकार के फर्नीचर 


2. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगी । 

[ ( सं०सं०बिक्रीकर / संशोधन - 04 / 2013) - 948 ( अनु० ) ] 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 मार्च 2013 


बहा 


__ 20 मार्च 2013 
एस०ओ० 180 , एस०ओ० 179, दिनांक 21 मार्च 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद 
बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद 348 के खंड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

[ ( सं०सं०बिक्रीकर / संशोधन - 04 / 2013) - 948 ( अनु० ) ] 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार , 

वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 

The 20th March 2013 
S . O . 179 , dated the 21st March 2013 — In exercise of powers conferred 
by Section 3A of the Bihar Tax on the Entry of Goods into Local Areas for 
Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 ( Bihar Act. 16 of 1993 ) , the 
Governor of Bihar is pleased to make the following amendment to the 
Schedule appended to the said Act, namely 

Amendments 
1 . After Serial number 25 of the Schedule appended to the said Act the 
following two new serial numbers and their corresponding entries shall be 
added , namely 


“ 26 Lifts , elevators and escalators 
| 27 - All kinds of furnitures " 


2 . 


This notification shall come into force with effect from the date of its 


issue . 


[ File No . BikriKar/ Sansodhan- 04/ 2013) - 948( Anu.) ] 
By order of the Governor of Bihar, 

SUDHIR KUMAR , 
Commissioner- cum -principal Secretary , 

Commercial Taxes Department. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 250 -571 +1000-डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


